रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


Su 


S 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , अप्रैल 4 , 2018 / चैत्र 14, 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY , APRIL 4 , 2018 /CHAITRA 14 , 1940 


सं . 1342] 
No. 1342 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 


(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 4 अप्रैल , 2018 


सं . 30/ 2018- सीमाशुल्क ( गै.टे ) 


का . आ . 1486( अ.). - सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुएकेंद्र सरकार, इस बात पर संतुष्ट होने पर कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 5310 
और 6305 के तहत आने वाले जूट उत्पादों , जब इनका 17 जुलाई , 2015 से 15 दिसंबर , 2016 की अवधि के दौरान नेपाल 
से आयात किया गया था , पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) (इसके पश्चात अतिरिक्त शुल्क के रूप में 
संदर्भित ) की धारा 3 की उप -धारा (1) के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क की गैर - लेवी एक सामान्य परिपाटी 
थी , एतद्द्वारा निदेश देती है कि उन पर लगने वाली अतिरिक्त ड्यूटी को उक्त परिपाटी के सिवाय, उक्त वस्तुओं के संबंध में 
भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी । 


[ फा .सं. 550 /06 / 2015-एलसी ] 
डॉ . श्रीपार्वती एस . एल ., अवर सचिव 


2005 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 4th April, 2018 
No. 30 / 2018 -Customs (N . T ) 


S . O . 1486 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 28A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) , the 
Central Government on being satisfied that there was a general practice of non - levy of additional duty of customs 
leviable under sub - section ( 1) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) (hereinafter referred to as 
additional duty ), on the Jute products falling under headings 5310 and 6305 of the First Schedule to the Customs Tariff 
Act, 1975 , when imported from Nepal, during the period from the 17th July , 2015 to the 15th December, 2016 , hereby 
directs that the additional duty leviable thereon but for the said practice , shall not be required to be paid in respect of the 
said goods. 


[F. No. 550/ 06 / 2015-LC ] 
Dr. SREEPARVATHY S.L ., Under Secy. 


RAKESH SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2018.04 .05 22:33:04 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


